निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 30 मई 2016 


( सं0 पटना 419 ) 


सं० 08 / आरोप -01 - 89 / 2015 - 3918 – सा . प्र . 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

14 मार्च 2016 
श्री सामदेव नारायण दास, ( बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक - 636 / 11, वरीय उप समाहर्ता - सह - कार्यपालक 
दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक - 454 / स्था०, दिनांक 29. 06. 2015 द्वारा आरोप 
पत्र प्रपत्र क प्रेषित किया गया । आरोप पत्र पर श्री दास से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के तहत विभागीय पत्रांक - 13015, दिनांक 01. 09. 2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी । किन्तु 
उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । पुन: जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक - 804 / स्था० , दिनांक 
11.12.2015 द्वारा पूरक आरोप प्रतिवेदित किया गया जिसमें श्री दास के द्वारा नशे की हालत में कार्यालय आने एवं 
अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने का उल्लेख किया गया । प्रतिवेदित आरोप के साथ श्री दास को नशे में 
रहने से संबंधित साक्ष्य के तहत चिकित्सीय जाँच भी संलग्न किया गया । 

2. वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री दास को निलंबित करते हुए इनके 
विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की जाय । 

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री सामदेव नारायण दास, (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक - 636 / 11 , वरीय उप 
समाहर्ता- सह - कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम - 9( 1)( क ) के तहत निलंबित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 30 मई 2016 
4. निलंबन की अवधि में श्री दास का मुख्यालय आयुक्त , मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर का कार्यालय निर्धारित किया 
जाता है । 

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत 
निलंबन अवधि में इन्हें अनुमान्य दर से मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


